पंजीयन क्रमांक 
“SATS /S/09/203-205.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 47 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2023--अग्रहायण 3, शक 945 
विषय--सूची 
भाग .—() राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(१) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (॥) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (१) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (7) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग 2 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अक्टूबर 2023 
क्रमांक एफ 7-7/20/I-3. Saas अधोसंरचना विकास निगम (CIDC) के नियंत्रणाधीन विघटित परिवहन निगम के दिवंगत 
कर्मचारियों के आश्रित सदस्य को शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु संदर्भित परिपत्र द्वारा निर्देश जारी किया गया 
था. 
2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-/2020/EH/6, दिनांक 47-03-2020 द्वारा छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम 
(CIDC) का प्रशासकीय विभाग छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को घोषित किया गया है, अर्थात्‌ सी.आई .डी.सी. का प्रशासनिक नियंत्रण 


जल संसाधन विभाग के अधीन है. 


३0०॥ 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


3072 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 [ भाग ॥ 


3. चूंकि वर्तमान में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 का पद अस्तित्व में नहीं है तथा सी.आई.डी.सी. अंतर्गत विघटित राज्य परिवहन निगम के दिवंगत 
अधिकारी/कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल 
नगर द्वारा आदेश क्रमांक एफ 09-07/37/FAT./2020, दिनांक 73-42-2022 जारी किया गया है. 


4. अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-7/202/-3, दिनांक 9 जुलाई, 2077 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलवप्रीत सिंह, सचिव. 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अक्टूबर 2023 


क्रमांक एफ 7-08/206/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ओ.पी. पाल, भापुसे (2003), पुलिस महानिरीक्षक, विआशा./ 
नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 04-42-2023 से 29-2-2023 (कुल 26 दिवस) तक का अर्जित अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02, 03, 30 एवं 3 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने एवं मुख्यालय छोड़ने 
की अनुमति प्रदान की जाती है. 


9: अवकाश से लौटने पर श्री ओ.पी. पाल भापुसे (2003), पुलिस महानिरीक्षक, विआशा./नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, नवा 
रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3. अवकाश काल में श्री पाल (MTA) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 
मिलते थे. 

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाल (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 

5. श्री ओ.पी. पाल, ( भापुसे-2003 ), पुलिस महानिरीक्षक, विआशा./नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के उक्त 


अवकाश अवधि में उनके चालू प्रभार की व्यवस्था पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की जावेगी. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 अक्टूबर 2023 
क्रमांक एफ 7-09/2023/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री चिराग जैन, प्रशिक्षु ( भापुसे-2020), जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ 
को दिनांक 4-72-2023 से 5-2-2023 (कुल 05 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 09, 70, 
6, 7 एवं 8 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन, प्रशिक्षु (भापुसे), जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे. 


3. अवकाश काल में श्री जैन ( भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते 


4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन ( भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 3073 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 76 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ I-02/2023/0- भा.व.से. --राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण 
से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-- 


क्र. अधिकारी का नाम 
(4) (2) 


वर्तमान पदस्थापना 
(3) 


नवीन पदस्थापना 
(4) 


. श्री अनिल कुमार साहू 
(990) 


2. श्री प्रेम कुमार (994) 


3. श्री प्रभात मिश्रा (2006) 


4. श्री बी. विवेकानंद रेड्डी 


(2009) 


5... श्री शशि कुमार (2078) 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, 
नवा रायपुर अटल नगर. 


सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं 
जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, 
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


वन संरक्षक (विकास/योजना) कार्यालय 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, 
नवा रायपुर अटल नगर 


प्रभारी कार्यकारी संचालक, कार्यालय 
प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास 
निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर 


वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, 
दुर्ग, 


सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल 
नगर (प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु सामान्य 
प्रशासन विभाग को सौंपा जा रहा है. 


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. राज्य वन विकास 
निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर ( प्रतिनियुक्ति से 
वापस लेते हुए) 


प्रभारी सदस्य सचिव, छ.ग. बायोडायवर्सिटी बोर्ड, 
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, 
नवा रायपुर अटल नगर, 

क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम 


लि., नवा रायपुर अटल नगर 


वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 77 अगस्त 2023 


क्रमांक एफ 7-02/2020/0- भा.व.से.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. ARTA (2009) उप वन संरक्षक को दिनांक 0-03-2023 से 
वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान (Super Time Scale (i): Level 3/ in the Pay Matrix Rs. ,3,00-2,6,600) 4 प्रोफार्मा 


(Proforma) पदोन्‍नति प्रदान करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 अक्टूबर 2023 


क्रमांक एफ 7-02/2023/0- 4.4.4. —Ts4 शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण 
से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-- 


क्र. अधिकारी का नाम 
(4) (2) 


वर्तमान पदस्थापना 
(3) 


नवीन पदस्थापना 
(4) 


3. श्री रमेश चन्द्र दुग्गा 
(2007) 


महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज 
संघ, नवा रायपुर अटल नगर 


प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर 
(प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए) 


3074 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 [ 377 
() (2) (3) (4) 
2. श्री मनीष कश्यप उप वन संरक्षक, छ.ग. राज्य वन विकास वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल 
(205) निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए) 
3. श्री दिनेश कुमार पटेल वनमण्डलाधिकारी, _ जांजगीर-चांपा वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, 
(208) वनमण्डल नारायणपुर 


4. श्री रौनक गोयल 
(2020) 


5... सुश्री ग्रीष्मी चांद 
(2020) 


6.  श्रीचंद्रशेखर शंकर सिंह 
परदेशी (2020) 


7. श्री हेमचंद पहारे 
(भा.व.से.) 


8. श्री बी.एस. सरोटे 
(भा.व.से.) 


उप वनमण्डलाधिकारी, अनुसंधान एवं 
विस्तार वनमण्डल, रायपुर एवं सहायक 
वन संरक्षक, FMIS का अतिरिक्त प्रभार 


उप वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार 
वनमण्डल, बलौदाबाजार 


उप वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण 
नारायणपुर, वनमण्डल नारायणपुर 


उप वन संरक्षक, छ.ग. राज्य वन विकास 
निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर 


उप वन संरक्षक, छ.ग. राज्य वन विकास 
निगम लि., नवा रायपुर अटल नगर 


छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., नवा रायपुर 
अटल नगर (प्रतिनियुक्ति पर ) 


उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 
अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर 
वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग 

संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी 
वनमण्डल, रायपुर (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए) 


वनमण्डलाधिकारी अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, 
बिलासपुर (प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


आर. के. चंचलानी, अवर सचिव. 


ग्रामोद्योग विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अक्टूबर 2023 


क्रमांक एफ 7-24/2073/(6) 52.--छ.ग. शासन ग्रामोद्योग विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-08-2020 द्वारा श्री चंदन 
कश्यप अध्यक्ष, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया था. श्री चंदन कश्यप द्वारा दिनांक 73-0-2023 को अध्यक्ष, 


पद का त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है. 


2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री चंदन कश्यप, अध्यक्ष, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर का दिनांक 76-70-2023 से त्यागपत्र स्वीकृत 


करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


अंशिका ऋषि पाण्डेय, अवर सचिव. 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 3075 


कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 सितम्बर 2023 
HA H/3637/WH-4-72/4.H./2023/74-2.— fauna अधिसूचना HATH 2772/WH-74-72/H.H./2023/74-2 दिनांक 7- 


07-2023 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था (Chhattisgarh State Seed and Organic Certification 
Agency) के संचालक मण्डल में राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नाँकित सदस्यों को नामांकित करती है :-- 


क्र. पदनाम संचालक मंडल में पद 

(4) (2) (3) 
is कृषि उत्पादन आयुक्‍त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव अध्यक्ष 

प्रौद्योगिकी विभाग. 

2: सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग उपाध्यक्ष 
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि सदस्य 
4. संचालक कृषि, संचालनालय कृषि सदस्य 
5, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सदस्य 
6. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं सदस्य 
di संचालक, मछलीपालन सदस्य 
8. उपायुक्त (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्‍ली सदस्य 
9. महाप्रबंधक, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं सदस्य 


उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्‍ली अथवा उनके प्रतिनिधि. 


0. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर सदस्य 
ns विभागाध्यक्ष, प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जिनेटिक्स, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर सदस्य 
IPs प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर सदस्य 
3. प्रगतिशील कृषक छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र (सामान्य कृषक-0 एवं जैविक कृषक 07) दो सदस्य 
१4. प्रगतिशील कृषक छत्तीसगढ़ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र (सामान्य कृषक-04 एवं जैविक कृषक 07) दो सदस्य 
5. प्रगतिशील कृषक छत्तीसगढ़ बस्तर का पठार (सामान्य PIH-07 एवं जैविक कृषक 07) दो सदस्य 
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर सदस्य सचिव 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव. 


3076 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


दंतेवाड़ा, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 


PATH/6 67/SASA/2023.— चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (१) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2073 
(जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 203 कहा जावेगा) की धारा 9 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-दंतेवाड़ा 
(ख) तहसील-गीदम 
(ग) नगर/ग्राम-फरसपाल 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-.720 हेक्टेयर 


[ 307 

(7) (2) 
70 0.70 
77 0.00 
8 0.60 
785 0.340 
23) 0.260 
252 0.200 
284/2 0.040 
247/ 0.020 
284/4 0.060 
284/5 0.020 
284/6 0.050 
285 0.050 
280 0.30 
28॥ 0.050 
4l2 0.020 
योग 6 .720 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम फरसपाल 
से ढोलकाल पर्यटन स्थल तक सड़क निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी गीदम के कार्यालय में किसी भी 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है. 
(4) (2) 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
68 0.050 विनीत नंदनवार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर 
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 


क्रमांक/बी-4//32( 2 )/ भा.अधि./2023-24/5022.--छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 972 (क्र. 24 सन्‌ 973) की धारा 57 
की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. 
रायपुर UAE, कार्यालयीन आदेश Hi. /At-4/7/32 (2) /A. SPA./2022-23/227-228 रायपुर दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी 
समिति नगरी, जिला धमतरी में नियुक्त की गयी भारसाधक समिति के अध्यक्ष श्री हरिशचन्द्र साहू के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण उनके 
स्थान पर श्री राजेन्द्र कुमार सोनी, निवासी ग्राम सांकरा, नगरी को कृषि उपज मंडी समिति नगरी, जिला धमतरी की भारसाधक समिति का अध्यक्ष 


नियुक्त करता हूं. 


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 


यशवंत कुमार, 
संचालक. 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 3077 


छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल 
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक- एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, Aa रायपुर (छ.ग.) 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023 


क्रमांक / 82 / 04 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 42.-- “भवन और अन्य afar कर्मकार (नियोजन तथा 


सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, i996 सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा 


सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और 
अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतदद्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों 


के लिए 


संचालित “मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना” में पूर्व में जारी समस्त, अधिसूचना क्रमांक 2042 / 49 


दिनांक 02--02--2047, अधिसूचना क्रमांक 65 दिनांक 28-05-2048, अधिसूचना क्रमांक /82,/ 04 / 04 / योजना / 
बीओसी / 2022 // 425 दिनांक 23-44-2022 एवं आदेश क्रमांक 447 दिनांक 07-06-2048 को अधिक्रमित करते हुए 
निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :- 


योजना का नाम :- 
योजना का नाम “मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना” होगा. 


योजना का उद्देश्य :- 

मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के उज्जवल भविष्य और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस 
योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी योजना के तहत अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं प्रतिभावान 
छात्र-छात्राओं को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मंडल द्वारा शिक्षा सहायता दी जाएगी. 


योजना का प्रावधान / देय हितलाभ एवं पात्रता :- 
4. योजना का लाभ प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को मिलेगा. 


2. योजना का लाभ शैक्षणिक वर्ष में केवल एक ही बार देय होगा. 


wae 75 प्रतिशत 
अथवा 75 प्रतिशत से 


अधिक हो एवं मंडल 
में 90 दिवस पूर्व 


पंजीयन हो. (वर्तमान 
में निर्धारित ग्रेड 75 के 


अनुरूप हो) 


५ | वार्षिक प्रोत्साहन राशि 
सत्र. | कक्षावार विवरण | देय हितलाभ 
| | छात्र 
Ad | कक्षा foul एवं iz हेतु प्रोत्साहन | ae 
राशि | 
समस्त स्नातक शैक्षणिक कक्षा हेतु | 
प्रोत्साहन राशि ee 
293 | SRA स्नातकोत्तर शैक्षणिक कक्षा हेतु sens 
” प्रोत्साहन राशि Sec 
24 मस्त व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल | हा eae 
“| Ren हेतु प्रोत्साहन राशि be ‘ 


3078 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 [ 377 


क्र. कक्षावार विवरण | वाषिक प्रोत्साहन राशि/देय | पात्रता 
| हितलाभ 
2.5 | छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा | प्रोत्साहन राशि रुपये 4,00,000 /- | प्रदेश स्तरीय परीक्षा में 


आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवी की | के अतिरिक्त राशि रू 4,00,000 /- | केवल मेरिट में प्रथम दस 
प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप | दो पहिया वाहन क्रय किए जाने हेतु | में आने वाले छात्र/ 


टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु | अनुदान राशि देय होगा. छात्राओं को देय होगा एवं 
प्रोत्साहन राशि . | मंडल में 90 दिवस पूर्व 
। पंजीयन हो 


2.6 | आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, | प्रत्येक शिक्षा सत्र की प्रवेश शुल्क | प्रतिशत / ग्रेड की बाध्यता 
बी.टेक, vate, बी.आर्क., एम.बी.बी.एस., | समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास में | नहीं होगी एवं मंडल में 90 
बी.डी.एस.. बी.ए.एम.एस., कृषि के समस्त | रहने एवं भोजन पर होने वाले व्यय | दिवस पूर्व पंजीयन हो. 
कोर्स, बी.एड Sys, एम.एड., की प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा किया | 
सी.पी.ई.डी., बी.सी.ए., एम.सी.ए., बी.बी.ए, (जावेगा. यह wag राशि | 
wa, warad, एल.एल.एम. | अशासकीय संस्थाओं मे उक्त | 

मेडीकल, लॉ, Seca एवं aR कॉलेज, |विधाओं मे प्रवेश लेने वाले 

जीएनएम नसिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग बी | हितग्राहियों के बच्चों को भी | 
फार्मेसी, डी-फार्मेसी, पॉलिटेक्निक एवं शासकीय संस्था में लागू शुल्क के 
डिप्लोमा कोर्स (यूजीसी द्वारा मान्यता बराबर प्रदाय किया जावेगा एवं प्र. 
प्राप्त संस्थान से) में अध्ययन हेतु प्रवेश | तिवर्ष कॉपी-किताब एवं weet 


पर. | हेतु रुपये 2000 मंडल द्वारा पृथक | 
से देय होगा. | 
27 | कंडिका “ग- य का प्रावधान' के t. योजना अंतर्गत भारत के बाहर प्रतिशत /ग्रेड की बाध्यता 


बिन्दु (i) के उपबिन्दु 2.6 में दी गई किसी भी देश में एक वर्षीय मास्टर | नहीं होगी तथा मंडल 

व्यवसायिक पाठयक्रमों में विदेश में | कोर्स किए जाने हेतु सहायता प्रदान | में 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत 

अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति एवं अन्य | की जावेगी. - | हो. 

सहायता राशि दी जाएगी. | 2. आईईएलटीएस /टीओईएफएल / | 
| उस देश में अध्ययन के लिए | 
निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना | 
' अनिवार्य होगा. एक बार का 
| आईईएलटीएस / टीओईएफएल / उस | 
देश में अध्ययन के लिए निर्धारित | 
' परीक्षा शुल्क विभाग द्वारा वहन 
| किया जाएगा 


: 3. प्रत्येक शिक्षा सत्र की वास्तविक 
प्रवेश शुल्क अथवा अधिकतम राशि | 
रू 50,00,000 (अक्षरी पचास लाख | 

' रू) के बराबर (उस देश के लिए | 

i 
Hi 


' निर्धारित करेंसी की अद्यतन दर पर) 
| सहायता राशि दी जावेगी। 
शिक्षण शुल्क का भुगतान विद्यार्थियों 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 3079 


(घ) 


' के खाते में शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति 
| की राशि शैक्षणिक संस्था के 

| निर्धारित शुल्क भुगतान शेड्यूल के 
| अनुसार संस्था में अध्ययन की 

| निरंतरता का प्रमाण पत्र देने पर देय | 
| होगी. | 
' 4.निर्वाह भत्ता - संबंधित संस्थान 
' के छात्रावास का वार्षिक वास्तविकु 
(शुल्क जो भी कम हो वार्षिक देय | 
| होगा, जो कि जिस शैक्षणिक संस्था | 
' में अध्ययन हेतु छात्र,छात्रा जा रहा | 
। है उस संस्था द्वारा प्रदर्शित देश | 
| विदेश में होने वाले मासिक व्यय पर 


i 


आधारित होगा. 

5. इसके अतिरिक्त वीजा शुल्क एवं 

' बीमा प्रीमियम तथा निवास स्थान से 

| विमानपत्तन तक जाने एवं वापसी 

' का तृतीय श्रेणी ए.सी. का रेल/बस 

| किराया एवं शैक्षणिक संस्थान के 

| निकटतम स्थान तक वायुमार्ग से 

' जाने एवं वापसी का इकोनॉमी 

। क्लास के वायुयान टिकट का | 

' वास्तविक किराया देय होगा. | | 
i 


| 
| 
| 


| 6. योजना का लाभ केवल एक बार | 
| देय होगा. 


यदि किसी कारणवश छात्र» छात्रा द्वारा अध्ययन पूर्ण करने के पूर्व अध्ययन छोड़ा जाता है तो हितग्राही 
द्वारा समस्त शिक्षण शुल्क की राशि मंडल को वापस करने हेतु बाध्य होगा. 


विदेश में अध्ययन हेतु छात्र / छात्रा को किसी अन्य स्त्रोत ( केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी 
अन्य योजना) से लाभ प्राप्त होने की स्थिति में इस योजना की पात्रता नहीं होगी. 


विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा सहायता के लिए निर्धारित देश विशेष में प्रवेश संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने 
एवं प्रवेश हेतु योग्यता प्रमाण पत्र तथा कॉलेज में नियमित कक्षा लिये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये 
जाने पर ही सहायता का लाभ देय होगा. 


विश्वविद्यालय में चयन के बाद, आवेदक की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए विभाग द्वारा एक गृह 
सत्यापन किया जाएगा. आवेदक के घर का दौरा करने और आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की 
प्रमाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. 


हितग्राही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किसी एक कक्षा अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उपरोक्त कंडिका 
(ग) के बिन्दु क्रमांक (ii) के प्रावधान अनुसार सारणी के सरल क्रमांक 2.4 से 2.7 तक में से किसी एक 
लाभकारी प्रावधान का चयन कर लाभ ले सकेगा. 


योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले 
दस्तावेज :- 


. 


2. 


मंडल द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति. 


आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक) की मूल स्कैन प्रति. 


3080 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 [ aT 


हितग्राही द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति. 


हितग्राही के आवेदन की तिथि से पूर्व में एक वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 90 दिवस निर्माण 
श्रमिक के रूप में कार्य किया हो का नियोजक प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति. 


विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा सहायता के लिए निर्धारित देश विशेष में प्रवेश संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने 
एवं प्रवेश हेतु योग्यता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) की मूल स्कैन प्रति. 


विगत वर्ष मे उत्तीर्ण कक्षा की मूल अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा. 


व्यवसायिक पाठयक्रम हेतु प्रवेश शुल्क, समस्त शैक्षणिक You, छात्रावास शुल्क इत्यादि की पावती / देयक 
नियमानुसार संलग्न करना होगा. 


वर्तमान सत्र में अध्ययनरत होने का प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र. 


कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट में प्रथम 40 में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण 

पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. 

टीप :- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया 
जाना अनिवार्य होगा. 


योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :- 


॥% 


4. 


योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे. 


आवेदक स्वयं » श्रमेव जयते मोबाइल एप / ऑनलाइन विभागीय पोर्टल »संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम 
कार्यालय अथवा किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. 


आवेदन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जाँच सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा 
प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है. 


योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा. 


स्वीकृति का अधिकार :- 

विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा सहायता हेतु विद्यार्थियों का चयन संबधित जिला श्रम कार्यालय के द्वि-सदस्यीय 
समिति द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्धारित प्रारूप में हितग्राही के घर एवं आर्थिक स्थिति स्थल 
निरीक्षण कर अनुसंशा सहित प्रस्ताव मंडल कार्यालय को प्रेषित करेंगे. प्राप्त प्रस्ताव पर मंडल द्वारा गठित राज्य 
स्तरीय समिति के अनुसंशा के आधार पर सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य UTA कर्मकार मंडल द्वारा स्वीकृत 
दिया जायेगा. चयनित हितग्राही से वायुयान परिवहन पर मूल टिकट, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि की अग्रिम / संभावित 
व्यय संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा. 


भुगतान की प्रक्रिया :- 


. 


योजना के स्वीकृति पश्चात्‌ प्रोत्साहन राशि हितग्राही अथवा उनके ya / ya के खातें में आर.टी.जी.एस. / 
एन.ई.एफ.टी. / डी.बी.टी. के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी. 


विदेश में अध्ययन की स्थिति में शिक्षा सहायता राशि योजना स्वीकृति के पश्चात संबंधित विश्वविद्यालय / 
अध्ययन श्रमिक द्वारा देय प्रतिपूर्ति राशि श्रमिक के खाते में आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. » डी.बी.टी. 
के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी. 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 308] 


(ज) योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :- 
योजना में उललेखित शर्तों /नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में सचिव, 
Oa. भवन एवं अन्य Usa कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा. 


(झ) योजना का प्रभावशीलन :- 
यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023 


क्रमांक /90 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 443.-- “भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त 
विनियमन) अधिनियम, i996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों 
का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा 
छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “दुर्घटना में चिकित्सा सहायता 
योजना” में oa. भवन और अन्य Ua कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 49 वीं बैठक दिनांक 
49--04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक /2042,/ 07 दिनांक 23-7-202, 
अधिसूचना क्रमांक 08 दिनांक 23-44-2042, अधिसूचना क्रमांक 42 दिनांक 48-02-2046 एवं आदेश क्रमांक 
भअसककम / क्रमांक /73 / 2045 दिनांक 45--09-2045 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी 
करती है :- 


(क) योजना का प्रावधान :- 
4. योजना का नाम “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना” होगा. 


2. योजना के तहत्‌ मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराये जाने हेतु एकमुश्त 
राशि, वास्तविक राशि या अधिकतम राशि रू 20,000 /- देय होगा. 


3. योजना के तहत्‌ पंजीकृत निर्माण मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये दृष्टिबाधित चश्मा हेतु 
रूपये 4,000 कृत्रिम eat हेतु रूपये 5,000 एवं श्रवण बाधित यंत्र हेतु रूपये 6,000 Wars किया जावेगा. 


4. योजना के तहत्‌ श्रमिकों को 45 दिवस से अधिक दिनों तक अस्पताल भर्ती रहने पर उस अवधि में घोषित 
न्यूनतम वेतन के माने से 45 दिवस के बराबर वेतन प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा किया जावेगा. 


5. योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक जो मंडल में निरंतर 03 वर्ष तक पंजीकृत हो उनको हृदय की शल्य 
क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य 
क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर का ईलाज, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित होने 
पर उनके बेहतर ईलाज »दवाई / चिकित्सा कराये जाने हेतु एकमुश्त राशि, वास्तविक राशि या अधिकतम 
राशि रू 20,000 /- देय होगा. (यह लाभ प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत योजना एवं खुबचंद बघेल 
स्वास्थ्य सहायता योजना के अतिरिक्त होगा.) 


(ख) योजना हेतु पात्रता :- 
4. 48 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे. 


2. निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) 
अधिनियम, 4996 की धारा 42 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए. 


3. योजना के तहत्‌ केवल पंजीकृत श्रमिक को ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य पात्र 
नहीं होंगे. 


3082 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 [ aT 


(7) 


योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :- 

4. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से स्वयं विभागीय वेब पोर्टल के 
माध्यम से / श्रमेव जयते मोबाईल एप /किसी भी asa सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम 
कार्यालय के माध्यम से एवं मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर 


सकता है. 
2. योजना के तहत्‌ प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा. 
3. योजना के तहत्‌ ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक 
दस्तावेज :- 
3.4 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की मूल स्कैन प्रति. 
3.2 हितग्राही श्रमिक के आधार कार्ड मूल स्कैन प्रति. 
3.3 बैंक पासबुक की मूल स्कैन प्रति. 
3.4 अस्पताल द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज जिसके माध्यम से ईलाज /दवाई » चिकित्सा कराये 
जाने की पुष्टि हो की मूल स्कैन प्रति. 
35 दुर्घटना में चिकित्सा की दशा में एफ.आई.आर. की रिपोर्ट की प्रति तथा दुर्घटना में ग्रस्त अंग 
की संबंध में संबंधित अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र. 
3.6 दृष्टि /श्रवण / यंत्र जिसके लिए ईलाज कराया जा रहा है के संबंध में संबंधित रोग विशेषज्ञ 
चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति. 
3.7 गंभीर बीमारी जिसके लिए ईलाज कराया जा रहा है के संबंध में शासकीय चिकित्सक / सिविल 
सर्जन / संबंधित रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति. 
3.8 वेतन प्रतिपूर्ति की राशि प्रदाय किए जाने के संबंध में श्रमिक के 45 दिवस अस्पताल में भर्ती 


रहने की पुष्टि के संबंध में संबंधित अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र. 
टीप :- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड 
किया जाना अनिवार्य होगा. 


स्वीकृति का अधिकार :- 


योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त, श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / 
सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक / श्रम उप निरीक्षक को होगा. 


भुगतान की प्रक्रिया :- 


योजना के स्वीकृति पश्चात्‌ हितग्राही के खाते में योजनांतर्गत प्रावधानित राशि आरटीजीएस /एनईएफटी / डीबीटी 
के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी. 


विसंगति का निराकरण :- 
इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, wa. भवन एवं अन्य सन्निर्माण 
कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा. 


उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 04-05-2023 से प्रभावशील होगी. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 3083 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023 


क्रमांक /88 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 444.-- “भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त 
विनियमन) अधिनियम, i996" सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का 
विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा 
छ.ग. भवन और अन्य सजन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए war. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार 
कल्याण मंडल के संचालक मंडल की ॥9 वीं बैठक दिनांक 49-04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में निम्नानुसार 
नवीन योजना “मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना” बनाती है :- 


(क) योजना का नाम :- 
योजना का नाम “मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना” होगा. 


(ख) योजना का उद्देश्य :- 
छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निकटतम कार्य स्थल 
तक आने-जाने की सुविधा सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य एवं आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु प्रतिपूर्ति 
राशि दी जावेगी. 


(ग)/ योजना का प्रावधान :- 
॥: योजना के अंतर्गत बस/रेल के माध्यम से 50 कि.मी. तक दैनिक यात्रा किए जाने हेतु मंडल अंतर्गत 
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मंथली सीजन टिकट कार्ड (MST) मंडल द्वारा परिवहन विभाग एवं रेल 
मंडल तथा नगर निगम द्वारा उस अवधि हेतु निर्धारित दर पर हितग्राही को प्रदाय किया जावेगा. 


(घ) योजना हेतु पात्रता :- 
4. यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 42 के 
अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हो. 


2. यदि कोई श्रमिक राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस 
योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 


3. योजना प्रारंभ के पश्चात्‌ MSTURI होने के 03 माह के भीतर लाभ देय होगा. 


(S.) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :- 

4. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से स्वयं विभागीय वेब पोर्टल 
cglabour.nic.in/ श्रमेव जयते मोबाईल एप/किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के 
श्रम कार्यालय /विकासखण्ड अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रम संसाधन Ga के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 
प्रस्तुत कर सकता है. 


2. योजना के तहत्‌ ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक 
दस्तावेज :- 
2.4 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति. 
2.2 हितग्राही के आधार कार्ड की मूल स्कैन प्रति. 
2.3 हितग्राही के बैंक पास बुक की मूल स्कैन प्रति. 
24 MST कार्ड की स्कैन प्रति. 


टीप :- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना 
अनिवार्य होगा. 


3084 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 [ भाग ॥ 


(a) स्वीकृति का अधिकार :- 
योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुकत / श्रम पदाधिकारी / 
सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक / श्रम उप निरीक्षक को होगा. 


(3) भुगतान की प्रक्रिया :- 
योजना के स्वीकृति पश्चात्‌ हितग्राही के खाते में योजनांतर्गत प्रावधानित प्रतिपूर्ति राशि आरटीजीएस / 
एनईएफटी / डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी. 


(ज) विसंगति का निराकरण :- 
इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, wa. भवन एवं अन्य सन्निर्माण 
कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा. 


उपरोक्त अधिसूचना, दिनांक 04-05-2023 से प्रभावशील होगी. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023 


क्रमांक / 44 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 445.--भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त 
विनियमन) अधिनियम, i996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का 
विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा 
छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु 
एवं दिव्यांग सहायता योजना” में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 49 वीं बैठक 
दिनांक 49--04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसचना क्रमांक एफ 40-4 / 2040/ 46 दिनांक 
09-06-2020 के कण्डिका (ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि, कण्डिका (a) योजना की पात्रता एवं कण्डिका (a) योजना 
हेतु आवेदन की प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :- 


योजना का नाम :- “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना” 


(ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि :- 
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वर्तमान में देय हितलाभ निम्नानुसार 


है :- 
UH. विवरण अनुदान राशि 
मृत्यु पर 4 लाख रूपये 
2 स्थायी दिव्यांगता पर 50 हजार रूपये 


उपरोक्त तालिका में उल्‍लेखित विवरण एवं अनुदान राशि को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन 
प्रतिस्थापित करता है - 


UH. विवरण अनुदान राशि 
‘ सामान्य मृत्यु पर 4 लाख रूपये 
2 कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये 


3 कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 2 लाख 50 हजार रूपये 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 3085 


(घ)/ योजना की पात्रता में बिन्दु क्र. 7) को aa: स्थापित करता है :- 
7) कार्य स्थल से तात्पर्य हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य wa से गृह वापसी 
तक हुये दुर्घटना को ही योजना के तहत्‌ दुर्घटना माना जावेगा. 


(व) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 6) एवं (7) को aa: स्थापित करता है :- 
6) कार्य स्थल में दुर्घटना से मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. की प्रति, पीएम रिपोर्ट / पंचनामा एवं मृतक श्रमिक 
के नियोजक द्वारा सत्यापित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति भी लिया जाना अनिवार्य होगा. 


(7) कार्य स्थल में दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर एफ.आई.आर. की प्रति, नियोजक द्वारा सत्यापित 
स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, एवं डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लिया जाना अनिवार्य होगा. 


(शेष नियम एवं शर्तें यथावत्‌ रहेंगी.) 


उक्त योजना में संशोधन दिनांक 04-05-2023 से प्रभावशील होगा. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जुलाई 2023 


क्रमांक /78 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 446.-- “भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त 
विनियमन) अधिनियम, t996" सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का 
विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण 
कर्मकार कल्याण मंडल एतद्‌ द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित 
“मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना” में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के 
संचालक मंडल की 49 वीं बैठक दिनांक 49-04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना 
क्रमांक / 78 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 438 दिनांक 29--03-2023 के कण्डिका (ख) योजना का उद्देश्य, कण्डिका 
(ग) योजना का प्रावधान के उपबिन्दु (4) एवं (2) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन sic: स्थापित करती है :- 


मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना :- 


(ख) योजना का उद्देश्य :- 
इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक 
सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार से वंचित रह जाते हैं उनकी योग्यता के अनुरूप सैनिक स्कूल, 
जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर.टी.ई. के तहत्‌ निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों इत्यादि में प्रवेश 
प्राप्त करने हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदाय किया जावेगा जिससे श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य के 
निर्माण का अवसर प्राप्त हो सके ताकि मजदूर का बच्चा मजदूर ना बने. (संतान से अभिप्राय पंजीकृत श्रमिक के 
आश्रित संतान एवं दत्तक संतान से है) के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित करता है - 


इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद 
आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित रह जाते हैं उनकी योग्यता के अनुरूप 
सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर.टी.ई. के ded निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों एवं 
स्वामी आत्मानंद स्कूल इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदाय किया जावेगा जिससे 
श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण का अवसर प्राप्त हो सके ताकि मजदूर का बच्चा मजदूर ना बने. 
(संतान से अभिप्राय पंजीकृत श्रमिक के आश्रित संतान एवं दत्तक संतान से है) 


3086 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 [ भाग ॥ 


(ग) योजना का प्रावधान :- 

4. मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्कूलों में 
प्रवेश के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-सैनिक eae, caer नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय 
विद्यालय, आर.टी.ई. के तहत्‌ निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों एवं अन्य निजी स्कूलों के अंतर्गत कक्षा 
4 थीं अथवा 5 वीं में प्रवेश के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 माह से 
अधिकतम 40 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया 
जावेगा के स्थान पर निम्नांकित sia: स्थापित करता है - 


मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो Gal को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्कूलों 
जैसे-सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर.टी.ई. के ded निजी स्कूलों में 
आरक्षित सीटों, एवं स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंतर्गत कक्षा 4 थीं अथवा 5 वीं के बच्चों को कक्षा 6 वीं 
में प्रवेश हेतु तथा कक्षा 7 वीं एवं 8 वीं के बच्चों को कक्षा od में प्रवेश हेतु होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं 
की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 माह से अधिकतम 40 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क 
कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा. 


2. हितग्राही निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना हेतु अधिकतम 02 बार किन्तु अध्ययनरत एक कक्षा (4 थीं 
अथवा 5 वीं) में वर्ष में 4 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा के स्थान पर निम्नांकित sic: स्थापित 
करता है - 


हितग्राही निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना हेतु कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु अधिकतम 02 बार कक्षा 
वीं में प्रवेश हेतु अधिकतम 02 बार किन्तु किसी भी अध्ययनरत एक कक्षा में (4थीं अथवा 5वीं तथा 7वीं 
अथवा 8वीं) के बच्चों को वर्ष में 4 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा. 


(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी.) 


उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी. 


Ad रायपुर, अटल नगर दिनांक 40 जुलाई 2023 


क्रमांक / 82 / 04 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 447.-- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा 
सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, i996 सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य Ufa कर्मकार (नियोजन तथा 
सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, 
एतद्‌ द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “मुख्यमंत्री नोनी बाबू 
मेधावी शिक्षा सहायता योजना” में पूर्व में जारी अधिसूचना क्र./82,/ 04 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 /442 दिनांक 
30.06.2023 के कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान / देय हितलाभ एवं पात्रता के उपबिन्दु (2) के तालिका में (2.5) एवं 
कण्डिका (घ) योजना के तहत्‌ ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज के 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 


3087 


उपबिन्दु (9) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :- 


“मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना” :- 


(ग) 


योजना का प्रावधान /देय हितलाभ एवं पात्रताः- 


वार्षिक प्रोत्साहन राशि / देय 
हितलाभ 


कक्षावार विवरण 


पात्रता 


छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 
द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं 
बारहवी की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में 
मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र 
एवं छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि 


रुपये 4,00,000 /— 


। प्रदेश स्तरीय परीक्षा में 
केवल मेरिट में प्रथम दस में 
आने वाले छात्र / छात्राओं 

को देय होगा एवं मंडल में 
90 दिवस पूर्व पंजीयन हो। 


उपरोक्त तालिका में उललेखित वार्षिक प्रोत्साहन राशि / देय हितलाभ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित 
करता है - 


| 


वार्षिक प्रोत्साहन राशि/ देय 


कक्षावार विवरण 
| हितलाभ 


(घ) 


छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 
द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं | 4,00000/— के अतिरिक्त राशि 
बारहवी की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में | रू 4,.00,000,//- दो पहिया वाहन 
मेरिट के टॉप ca में आने वाले छात्र | क्रय किए जाने हेतु अनुदान राशि 
एवं छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि देय होगा। 


पात्रता 


प्रदेश स्तरीय परीक्षा में 
केवल मेरिट में प्रथम दस में 
आने वाले छात्र / छात्राओं 
को देय होगा एवं मंडल में 
90 दिवस पूर्व पंजीयन हो | 


योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले 


दस्तावेज :- 


9. कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट में प्रथम 40 में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण 


पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा के स्थान पर निम्नांकित संशोधन प्रतिस्थापित करता है. 


9. कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट में प्रथम 40 में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण 


पत्र तथा दोपहिया वाहन अनुदान हेतु आर.सी. बुक / कार्ड एवं छात्र / BIT का लर्निंग लाइसेंस / लायसेंस 


संलग्न करना अनिवार्य होगा अंतः स्थापित करता है. 


टीप:- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना 


अनिवार्य होगा. 
(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी.) 


उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी. 


3088 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 [ भाग ॥ 


Ad रायपुर, अटल नगर दिनांक 40 जुलाई 2023 


क्रमांक / 33 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 448.-- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त 
विनियमन) अधिनियम, i996" सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का 
विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण 
कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा BA. भवन और अन्य Uae कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित 
“निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना“ में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 64 दिनांक 20--04-2048 के कण्डिका (अ) 
योजना का प्रावधान के उपबिन्दु (i) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :- 


निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना :- 


(क) योजना का प्रावधान :- 
4. योजना का नाम “निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना” होगा के स्थान पर योजना का नाम “दीदी 
ई-रिक्शा सहायता योजना” होगा. 


उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी. 


Ad रायपुर, अटल नगर दिनांक 40 जुलाई 2023 


क्रमांक / 79 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 449.-- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त 
विनियमन) अधिनियम, i996" सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का 
विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण 
कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छग. भवन और अन्य Ua कर्मकार कल्याण मंडल में हितग्राहियों के लिए संचालित 
“अधिसूचना क्र./54 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 // 422 दिनांक 44-40-2022 मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, 
अधिसूचना क्र./68 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 // 432 दिनांक 09-42-2022 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क 
गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, अधिसूचना क्र. 65 / 04 / योजना /बीओसी / 2022 // 424 दिनांक 
09-06-2022 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना अधिसूचना क्र./46,/04 / योजना / 
बीओसी / 2022 // 444 दिनांक 29-04-2022 मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, अधिसूचना क्र./52, 04 / 
योजना / बीओसी / 2022 // 427 दिनांक 09-42--2022 विशेष शिक्षा सहायता योजना, अधिसूचना क्र. 64 दिनांक 20--04--2048 
निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना, एवं अधिसूचना क्र./54 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 // 420 दिनांक 
42-05-2022 मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना” में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के 
संचालक मंडल की 48 वीं बैठक दिनांक 40-04-2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में निम्नानुसार आंशिक संशोधन 
प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु समयावधि निर्धारण करता है :- 


(४) मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना :- 
(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (4) को sic: स्थापित करता है :- 
(4) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा. 


(2) निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना :- 
(a) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (3) को sic: स्थापित करता है :- 
(3) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 3089 


() निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना :- 
(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. 4) को अंत: स्थापित करता है :- 
(4) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा. 


(4) मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना :- 
(छ) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. 7) को sia: स्थापित करता है :- 
(7) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा. 


(5) विशेष शिक्षा सहायता योजना :- 
(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. 5) को अंत: स्थापित करता है :- 
(5) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा. 


(6) दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना :- 
(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (शां) को sia: स्थापित करता है :- 
(6) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा. 


(7) मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना :- 
(च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. 4) को sic: स्थापित करता है :- 
(4) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा. 


उपरोक्त योजनाओं में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी. 


सविता मिश्रा, 
सचिव. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 20th August 2023 


No. 4023/Checker/II-6-/2007 (Pt.I).—In exercise of powers conferred under sub-section (3) of Section | 
read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 973 (Act No. 2 of 974) and under clause (c) of sub-section 
(L) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 973 (Act No. 2 of !974), the High Court of Chhattisgarh hereby 
confers the powers of Judicial Magistrate First Class and also empowers to try in a summary way all or any of the 
offences specified in the said Section upon the following Judicial Magistrate Second Class :— 


SL. No. Name of the Judicial Magistrate Second Class Present place Present Civil 
of posting District 
() (2) (3) (4) 
l. Shri Devendra Kumar Dixit, J.M.S.C. Rajnandgaon Rajnandgaon Rajnandgaon 


2. Ku. Prerana Verma, J.M.S.C. Rajnandgaon 


3090 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023 [ भाग ॥ 


Bilaspur, the l3th October 2023 


No. 358/Checker/III-6-/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 
] read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, !973 (Act No. 2 of 974), the High Court of Chhattisgarh 
hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :— 


SL.No. Name of the Judicial Magistrate Second Class Present place Present Civil 
of posting District 
() (2) (3) (4) 
l. Ku. Pooja Mandavi, J.M.S.C. Kawardha Kawardha Kabirdham 
(Kawardha) 
2. Shri Saurabh Bara, J.M.S.C., Raigarh Raigarh Raigarh 


Bilaspur, the 20th October 2023 


No. 402]/Checker/III-6-/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 
] read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, !973 (Act No. 2 of 974), the High Court of Chhattisgarh 
hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Ku. Dimple, J-M.S.C. Balodabazar. 


Bilaspur, the 3rd November 2023 


No. 4445/Checker/III-6-/2007 (Pt.T).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 
] read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, !973 (Act No. 2 of 974), the High Court of Chhattisgarh 
hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Shri Arindam Neral, J.M.S.C., Uttar Bastar Kanker. 


By order of the High Court, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


